पंजीयन क्रमांक 


“बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के 
“छत्तीसगढ़/दुर्ग /09/2013-2015. 


नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण 
हेतु अनुमत. क्रमांक जी.2-22-छत्तीसगढ़ 
गजट / 38 सि. से. भिलाई. दिनांक 
30-05-2001.” 


छत्तीसगढ़ राजपत्र 


(असाधारण) 
प्राधिकार से प्रकाशित 


क्रमांक 142] रायपुर, बुधवार, दिनांक 12 अप्रैल 2023 --- चैत्र 22, शक 1945 


सामान्य प्रशासन विभाग 
मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर अटल नगर 


अटल नगर, दिनांक 12 अप्रैल 2023 


अधिसूचना 


क्रमांक-एफ 1-1/2022/1/5. - भारत सरकार, कार्मिक लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय (कार्मिक एवं 
प्रशिक्षण विभाग) नार्थ ब्लाक, नई दिल्‍ली के कार्यालयीन ज्ञापन क्रमांक-7.०.12/4/2020-10%, दिनांक 11-04-2023 
द्वारा दिनांक 14 अप्रैल 2023, दिन-शुक्रवार, को “डॉ. भीमराव अम्बेडकर जयंती” हेतु सार्वजनिक अवकाश की घोषणा की 


गई है। 


2. भारत सरकार के उक्त ज्ञापन के अनुक्रम में परक्राम्य लिखित अधिनियम (निगोशिएबल इस्ट्रूमेंट्स एक्ट), 1881 
(1881 का क्रमांक 26) की धारा 25 के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, राज्य शासन एतद्द्वारा दिनांक 14 
अप्रैल 2023, दिन-शुक्रवार को “डॉ भीमराव अम्बेडकर जयंती“ के उपलक्ष्य में पूर्व घोषित सामान्य अवकाश के स्थान पर 
सम्पूर्ण छत्तीसगढ़ में सार्वजनिक अवकाश घोषित करता है। 


छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, 
अंशिका ऋषि पाण्डेय, अवर सचिव. 


283 


संचालक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय मुद्रणालय, रायपुर से मुद्रित तथा प्रकाशित - 2023. 


